पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/2013-2015. 


नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 72 ] रायपर, बुधवार, दिनांक 1 मार्च 2023 --- फाल्गुन 10, शक 1944 


गृह (जेल) विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 9 फरवरी 2023 
अधिसूचना 
क्र. 1099 / तीन-जेल / 2022.---- कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का सं. 9) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जेल नियम, 1968 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, 
अर्थात्‌:- 


संशोधन 
उक्त नियमों में, 


नियम 349 में, पूर्ण विराम चिन्ह “|” के स्थान पर, कोलन चिन्ह ”:” प्रतिस्थापित किया जाये और तत्पश्चात्‌, 
निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाये, अर्थात्‌:- 

“परन्तु न्यायालय द्वारा FASTER (इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का शीघ्र और सुरक्षित पारेषण) प्रणाली के माध्यम से 
संप्रेषित आदेश की ई-प्रमाणित प्रति स्वीकार की जायेगी तथा उसमें अंतर्विष्ट निर्देशों के पालन के लिए अग्रिम कार्रवाई 
की जायेगी |" 

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अभिजीत सिंह, संयुक्त सचिव. 


अटल नगर, दिनांक 9 फरवरी 2023 


क्र. 1099 /तीन-जेल / 2022— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड - 3 के अनुसरण में, इस 
विभाग की अधिसूचना क्र. 1099 / तीन-जेल / 2022, दिनांक 09-02-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से 
एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अभिजीत सिंह, संयुक्त सचिव. 


143 


144 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2023 


Atal Nagar, the 9th February 2023 
NOTIFICATION 


No. 1099/Three-Jail/2022.— In exercise of the powers conferred by Section 59 of the Prisons Act, 
1894 (No. IX of 1894), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the 
Chhattisgarh Prisons Rules, 1968, namely:- 


AMENDMENT 


In the said rules,- 


wow 


In rule 349, for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted and 
thereafter, the following proviso shall be added, namely: - 


"Provided that e-certified copy of the order communicated by the Court through FASTER (Fast and 
Secure Transmission of Electronic Records) System shall be accepted and further action shall be taken to 
comply with the instructions contained therein." 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
ABHIJEET SINGH, Joint Secretary. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2023. 


